रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शनिवार , जून 1 , 2019 / ज्येष्ठ 11 , 1941 
NEW DELHI , SATURDAY, JUNE 1, 2019/ JYAISTHA 11 , 1941 


सं . 181 ] 
No . 181 ] 


वित्त मंत्रालय 
( वित्तीय सेवाएं विभाग) 
( भारतीय स्टेट बैंक ) 

अधिसूचना 

मुंबई , 1 जून , 2019 
सं . एचआर/पीपीजी/पीए/19-20/ 112 . - उप-धारा ( 1) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 ( 23 वर्ष 
1955) की धारा 50 की उप - धारा (2) जो अनुच्छेद (o) के साथ पढ़ी जाए, दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श के बाद एवं केंद्र सरकार की पूर्ववर्ती स्वीकृति से 
एतद्द्वारा भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियम , 2015 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, जो 
इस प्रकार है: 

__ 1.(1) इन विनियमों को भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन ) विनियम, 2019 कहा 
जाएगा । 

( 2) ये सरकारी गज़ट में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे । 

2. भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 2015 में विनियम 9क में , उप -विनियम (2) में 
निम्नलिखित अनुच्छेद अन्तर्निविष्ट किया जाता है, जो इस प्रकार है: 


2740 GI/ 2019 


(1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


“ सभी बातों के रहते हुए उन कर्मचारियों के संबंध में जिन्होंने अपनी पात्रता के अनुरूप, अन्य बैंक के 
भविष्य निधि लाभ को चुना है, अन्य बैंक के भविष्य निधि विनियम उन कर्मचारियों पर लागू होंगे और विनियम 8 
के उप -विनियम ( 2) को ध्यान में रखकर उक्त कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में कोई राशि और अंशदान और 
जमा करने की बैंक पर कोई बाध्यता नहीं होगी और इन कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में उनके लिए जमा किए 
जाने हेतु राशि के संबंध में उस अन्य बैंक के कारोबार के अधिग्रहण के समय अन्य बैंक के भविष्य निधि विनियमों या 
जैसे बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा समय समय पर परिवर्तित विनियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी । " 


के. टी. अजीत , मुख्य महाप्रबंधक (मासं ) 

[ विज्ञापन - III /4/ असा./ 66 / 19] 
नोटः मूल विनियम भारत के गज़ट , असाधारण , भाग III , खण्ड 4 दिनांक 20 अगस्त , 2015 में प्रकाशित किए गए 

थे और बाद में अधिसूचना संख्या सीडीओ/पीएम/ एसएम/16/ एसपीएल/ 1042 , 20 अगस्त, 2015 द्वारा 
संशोधित किए गए थे। 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Financial Services) 
(STATE BANK OF INDIA ) 

NOTIFICATION 

Mumbai, the 1st June, 2019 
No.HR /PPG /PA / 19 - 20 / 112 . — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) read with clause ( o ) of 
sub -section (2 ) of section 50 of the State Bank of India Act, 1955 ( 23 of 1955) , the Central Board of the State Bank of 
India , after consultation with the Reserve Bank and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes 
the following regulations further to amend the State Bank of India Employees Provident Fund Regulations , 2015 , 
namely : 


1 . (1 ) These regulations may be called the State Bank of India Employees Provident Fund ( Amendment) Regulations, 
2019 . 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


2 . In the State Bank of India Employees Provident Fund Regulations, 2015 , in regulation 9A , in sub - regulation ( 2 ), 
the following proviso shall be inserted , namely: 


“ Provided that in respect of those employees who have opted , subject to their eligibility , for the provident fund 
benefits of the other bank, the Provident Fund Regulations of the other bank shall govern those employees and there shall 
be no obligation on the Bank to contribute and credit any sum to the said employees Provident Fund account as 
contemplated in sub - regulation ( 2 ) of regulation 8 and the amount standing to the credit of the Provident Fund account of 
those employees shall be dealt with in accordance with the Provident Fund Regulations of the other bank as in force at 
the time of acquiring the business of such other bank or as may be modified by the Central Board of the Bank from time 
to time. 


K . T . AJIT, Chief General Manager (HR ) 

___ [ Advt.- III / 4/ Exty./ 66/ 19 ] 
Note : The principal regulations were published in the Gazette of India , Extraordinary , Part III, Section 4 , dated the 

20th August, 2015 vide notification number CDO /PM /SM / 16 /SPL /1042 , dated the 20th August, 2015 . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

Digitally signed by 
MANOJ 

MANOJKUMAR VERMA 
Date: 2019.06.01 
17:33:05 + 05 30 


